निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


27 आषाढ 1938 ( श0 ) 
( संo पटना 605 ) पटना , सोमवार , 18 जुलाई 2016 


सं0 14 / डी0एल0ए0 - एल0ए0एक्ट - प्राधिकार ( पदसृजन) - 01 / 2015( खंड - 1 ) - 1292 / रा० 

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग 

( भू - अर्जन निदेशालय) 


सेवा में , 


महालेखाकार, 


द्वारा: 


बिहार , पटना । 
वित्त विभाग । 

पटना - 15 , दिनांक 20 नवम्बर 2015 
भूमि - अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार 
अधिनियम - 2013 के प्रावधानानुसार भूमि - अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकार के अंतर्गत 
राज्य के सभी प्रमंडलों स्तर पर निबंधक ( Registrar ) के कुल - 09 पदों के स्थायी सृजन के संबंध 


विषय : 


में । 


आदेश: - स्वीकृत । 

सृजित किये जानेवाले पद - निबंधक ( Registrar) - असैनिक न्यायाधीश (वरीय कोटि )- सह - सदस्य 
सचिव - सेवारत / सेवानिवृत्त सब - जज (वेतन - अ0पु0वे0 -12,850 - 17,550 - पुरावे0 - 39,530 - 920 
40 , 450 –1, 080 - 49, 090 –1,230 - 54,010) । 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 18 जुलाई 2016 
इसका व्यय भार मुख्य शीर्ष 2029 भू - राजस्व 001 निदेशन और प्रशासन 0001 जिला प्रभार 
भू - अर्जन स्थापना मांग सं0 - 40 विपत्र कोड संख्या एन 2029000010001 के अंतर्गत विकलनीय 
होगा । 
राशि की निकासी संबंधित जिला कोषागार से की जायेगी तथा इसके निकासी एवं व्ययन 
पदाधिकारी प्राधिकार के अधीन कार्यरत निबंधक होंगे । 
सृजित किये जानेवाले पदों की व्यय विवरणी अनुसूची - 1 पर संलग्न है । 
सृजित किये जानेवाले उक्त पद के सृजन के प्रस्ताव में मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त है । 

आदेश से , 
व्यास जी , 
प्रधान सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 605 -571 + 250 - डी0टी0जी0I 

Website: http:// egazette. bih. nic .in 


